निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 696) पटना , शुक्रवार , 26 अगस्त 2016 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 


26 अगस्त 2016 


सं० 6प / प0नि0 - 14 / 2016 - 5696 / पं०रा० - चूँकि बिहार सरकार ने दरभंगा जिलान्तर्गत घनश्यामपुर प्रखंड 
के पंचायत समिति सदस्य के प्रा0नि0क्षे0 संख्या 06 ,09, 10 , 15 एवं 16, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के 
पंचायत समिति सदस्य के प्रा0नि0क्षे0 संख्या 15 एवं 16 तथा कल्याणपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य के 
प्रा०नि०क्षे० संख्या 10 एवं 11 के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है ; 

इसलिए, अब , बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा - 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार के राज्यपाल , एतद् द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की अनुशंसा पर पंचायत समिति सदस्य के उक्त रिक्त 
पदों के निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि के रूप में 20 सितम्बर, 2016 नियत करते हैं तथा संबंधित पदधारकों 
को निर्वाचित करने हेतु मतदाताओं से अपेक्षा करते हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार चौधरी , 
सरकार के सचिव । 


PER TUTE ( 37STETU ), 26 hufar 2016 

The 26th August 2016 
No. 6Pa /Pa .Ni.- 14 /2016 /5696 /P . R . — Whereas, the Government of Bihar has taken a decision 
to hold election on the vacant posts of Member of Panchayat Samiti from territorial electoral 
constituency no . 06 , 09 , 10 , 15 and 16 of the Ghanshyampur Block under Darbhanga district and 
Member of Panchayat Samiti from territorial electoral constituency no . 15 & 16 of Turkauliya Block 


and Member of Panchayat Samiti from territorial electoral constituency no . 10 & 11 of Kalyanpur 


Block under East Champaran district; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred U /S - 124 of the Bihar Panchayat Raj Act, 
2006 , the Governor of Bihar, on the recommendation of the State Election Commission , Bihar , 
Patna , is pleased hereby to fix 20th September, 2016 as the date of poll to the said vacant seats of 
Panchayat Samiti Member and requires that the voters will elect the respective office bearers . 

By the order of the Governor of Bihar, 


Arvind Kumar Chaudhary , 


Secretary to the Government. 


37fTP6, Hưng G4 GUITc4 , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3FITETU ) 696 -571 + 10 - stocontrol 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


